रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/99 


REGISTERED No. D . L.- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपत्र 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , सोमवार , जुलाई 31, 2017 / श्रावण 9, 1939 
DELHI, MONDAY, JULY 31, 2017 /SRAVANA 9 , 1939 


सं . 288]] 
No. 288 ] 


[ रा. रा.रा. क्षे. दि. सं. 187 

[ N. C . T . D. No. 187 


भाग - IV 


PART — IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 

Lokp, , ai fjoli dy, kkfolk 

vf/k puk 

दिल्ली, 28 जुलाई, 2017 
TaQk 725 @ 2012 @fo @ Map, I @ I , p, I @ NZDIESII @ 1795129 _ 1. जबकि स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 17 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. x. 11029 / 6 / 2010 - डीडीएपी के द्वारा 
बोतल बंद करेक्शन फ्लयूड तथा किसी प्रकार के रसायन सम्मिश्रण वाले बोतल बंद थिनर के जो मिटाने के तथा नाखुन पॉलिस 
रिमुवर के रूप में तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों के लिए उत्पादन तथा बच्चों को खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है । ये ऐसा 
रसायनिक पदार्थ है जो प्रायः कार्यालयों में इस्तेमाल होते हैं , परन्तु बच्चे / बेघर बच्चे इसको सुंघकर इसका नशा करके नशीले 
पदार्थ / ड्रग के रूप में इसका दुरूपयोग कर रहे हैं । 

2. जबकि माननीय किशोर न्याय बोर्ड ने एफआईआर नं. 422 / 16 यू / एस 397 / 411 आईपीसी के आदेश के 
अनुसार दिल्ली सरकार को किसी अधिसूचना, परिपत्र या अन्यथा रूप में करेक्शन फ्लयूड / वाइटनर, थिनर / डाइलूट तथा 
वल्कनाजड सलुशन / सुलोचनको 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे को बेचने के लिए निषेध करने हेतु निर्देश दिया गया था , जब 
तक कि बच्चा अपने माता -पिता के साथ न हो या स्कूल अधिकारियों की ओर से इस पदार्थ की खरीद की आवश्यकता संबंधी 
कोई पत्र न हो । 

3. इसलिए, अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तत्काल निम्नलिखित उपायों के क्रियान्वयन संबंधी एतद्द्वारा 
आदेश करती है : 
(i) बोतल बंद करेक्शन फ्लयूड तथा किसी प्रकार के रसायन सम्मिश्रण वाले बोतल बंद थिनर के जो मिटाने के तथा 

नाखुन पॉलिस रिमुवर के रूप में तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों के लिए खुदरा बिक्री हेतु उत्पादित किये जाते 

हैं , की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाना । 
(ii ) स्याही मिटाने वाले तथा नेल पॉलिस हटाने वाले या ऐसे ही अन्य प्रयोगों में इस्तेमाल होने वाले बोतल बंद 

करेक्शन फ्लयूड तथा किसी प्रकार के रसायन सम्मिश्रण वाले बोतल बंद थिनर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना । 


4626 DG/ 2017 


( 1 ) 


।स्याही मिटाने के तथा नाघुन पालित 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 

PART IV ] 
(iii ) करेक्शन फ्लयूड तथा किसी प्रकार के रसायन सम्मिश्रण वाले थिनर जो स्याही मिटाने के तथा नाखुन पॉलिस 

रिमुवर के रूप में तथा पैन या इस प्रकार के अन्य सामान जिनमें प्रयोग में रसायन की मात्रा सीमित है , की बिक्री 

को अनुमत करना । 
(iv) करेक्टिंग फ्लयूड, थिनर / वल्कनाइजड सोलुशन / सुलोचन से तैयार किए गए प्रयोग में आने वाले सामान पैन या 

अन्य वस्तुओं पर इनकी भांप को सूंधने / रसायन के उपभोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के विषय में 
चेतावनी दिया जाना अनिवार्य है । 


(v ) करेक्शन फ्लयूड / वाइटनर, थिनर / डाइल्यूटर तथा वल्कनाइजड सोलुशन / सुलोचन का 18 वर्ष की आयु से कम 

के बच्चे को बचेने के लिए निषेध, जब तक कि बच्चा अपने माता -पिता के साथ न हो या स्कूल अधिकारियों की 

ओर से इस पदार्थ की खरीद की आवश्यकता संबंधी कोई पत्र न हो । 
4. आदेश दिए जाते हैं कि इन उपायों का क्रियान्वयन राजस्व विभाग द्वारा पुलिस करेगी तथा उपायों की निगरानी 
जिला टास्क फोर्स करेगी जिसने उपायुक्त ( राजस्व) तथा उपायुक्त पुलिस शामिल होंगे और अपने अधिकार क्षेत्र के जिलों में 
मासिक आधार पर इसकी निगरानी करेंगे । 

5. इस अधिसूचना को किशारे न्याय ( बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम , 2015 की धारा 77 के साथ पठित 
भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाता है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
डा . मृणालिनी दर्सवाल, विशेष सचिव ( स्वा. एवं परि. कल्याण ) 


DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

NOTIFICATION 

Delhi , the 28th July, 2017 
F . No. 7 ( 15 ) /2012 /Misc /DHS /SHS/ Pt. file - III/ 1229 - 1239. — 1 . Whereas Ministry of Health and 
Family Welfare, Govt of India vide Notification F . No. X . 11029 /6 /2010 -DDAP Dated 17th July , 2012 has 
imposed certain ban with regards to production and sale of Bottled Correction Fluids as well as Bottled 
Thinners , of any chemical composition , both for erasing purposes as well as for use as Nail Polish removers 
and similar other purposes for retail sale which are chemical substances generally used in offices but 
reportedly being widely misused by children /street children as intoxicating substance /drug by inhaling them 
to get stimulating effects like drugs; 

2 . Whereas as per Ordersof Hon ble Juvenile Justice Board in FIR No 422/ 16 U /s 379 /411 IPC , 
Government of NCT of Delhi has been directed to issue appropriate instructions by way of Notification , 
circular or otherwise , banning the sale of correction fluids/whiteners, thinners/ diluters and vulcanized 
solution /sulochans to children below the age of 18 years unless the child is accompanied by parent guardian 
or has a letter from the school authorities signifying their assent to purchase the same; 

3. Now, therefore, Government of NCT of Delhi hereby orders the implementation of the 
following measure with immediate effect: 

(i) Banning of production of Bottled Correction Fluids as well as Bottled Thinners, of any 

chemical composition , both for erasing purposes as well as for use as Nail Polish removers and 

similar other purposes for retail sale. 
( ii ) Banning of sale of Bottled Correction Fluids as well as Bottled Thinners, of any chemical 

composition , both for ink erasing purposes as well as for use as Nail Polish removers and 

similar other purposes . 
( iii ) Permitting sale of Correction Fluids as well as Thinners, of any chemical composition , both for 

ink erasing purposes as well as for use as Nail Polish removers and similar other purposes in 
the form of pens or similar devices which allow limited amounts of the chemicals to come out 

of those devices when used . 
(iv ) Mandatory warning should be made on the application devices (pens or otherwise ) of 

correcting fluids / thinners and vulcanized solution /sulochans regarding the effects on health on 
inhalation of vapor /consumption of the chemicals contained therein . 


PART IV ] 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


(v ) Ban on the sale of correction fluids/whiteners , thinners/ diluters and vulcanized solution/ 

sulochans to children below the age of 18 years unless the child is accompanied by parent 

guardian or has a letter from the school authorities signifying their assent to purchase the same. 

4 . Ordered that these measures are to be enforced by the revenue department and police . The 
measures shall be monitored by District Task Force comprising of the Deputy Commissioner (Revenue) and 
Deputy Commissioner of Police in their respective districts in their respective jurisdictions on a monthly 
basis . 

5 . This Notification issues in accordance to the provisions of section 188 of Indian Penal Code, 
read with section 77 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2015 . 

By Order and in the Name of Lt.Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
Dr.MRINALINIDARSWAL, Spel. Secy . (H & FW ) 


RAKESH SUKUL SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2017 .08 .04 20 :11:24 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


